रजिस्ट्री सं० डी० एल०- 33004/99 


10 - 33004/ 99 


REGD . NO . D . L .- 33004/ 99 


H 


asirtra 


THANE 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II – खण्ड 3 — उप - खण्ड ( ii ) 
PART II — Section 3 — Sub -section ( ii ) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 2155 ] 
No . 21551 


नई दिल्ली , बृहस्पतिवार , अगस्त 3, 2017 / श्रावण 12 , 1939 
___ NEW DELHI , THURSDAY , AUGUST 3, 2017 /SRAVANA 12 , 1939 


वित्त मंत्रालय 


( राजस्व विभाग ) 


(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ) 

अधिसूचना 


नई दिल्ली , 3 अगस्त , 2017 


( आय - कर ) 


का . आ . 2455 ( अ ). केंद्रीय सरकार, आय- कर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा 9क की 
उपधारा ( 3) के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , यह अधिसूचित करती है कि उक्त उप - धारा के 
खंड (ड .), ( च ) और ( छ) में विनिर्दिष्ट शर्ते, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम , 1992 ( 1992 का 
15 ) के अधीन बनाए गए प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (विदेशी संविभाग विनिधानकर्ता) विनियम , 2014 के अधीन 
वर्ग- 1 या वर्ग- 2 विदेशी संविभाग विनिधानकर्ता द्वारा स्थापित निवेश निधि पर लागू नहीं होगा । 


2 . 


यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी । 


[ अधिसूचना सं . 77/ 2017/ फा . सं . 142/ 15/ 2015-टीपीएल ] 


नीरज कुमार, अवर सचिव ( कर नीति और विधायन ) 


4675 GI/ 2017 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II — SEC . 3( ii)] 


MINISTRY OF FINANCE 

(Department of Revenue ) 
( CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES ) 

NOTIFICATION 
New Delhi, the 3rd August, 2017 

(INCOME - TAX ) 
S . O . 2455 (E ). — In exercise of the powers conferred by the proviso to sub -section ( 3 ) of section 9A of 
the Income- tax Act , 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies that the conditions specified 
in clauses (e ), (f) and ( g ) of said sub -section shall not apply in case of an investment fund set up by a 
Category -I or Category - II foreign portfolio investor registered under the Securities and Exchange Board of 
India ( Foreign Portfolio Investors ) Regulations, 2014 , made under the Securities and Exchange Board of India 
Act, 1992 ( 15 of 1992 ). 
2 . This notification shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette . 

[Notification No. 77 /2017 /F . No . 142/ 15 /2015 - TPL ] 
NIRAJKUMAR , Under Secy . ( Tax Policy and Legislation ) 


Uploaded by Dte . of Printing at Government of India Press, Ring Road , Mayapuri , New Delhi-110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi - 110054 . 


Digitally signed by ALOK KUMAR 
Date: 2017 .08 .04 15 :07 :48 +05 30 


